रजिस्ट्री सं .. डी . ( गे . एन .) 128/ 91 


REGISTERED No. D . (D .N .)- 128 / 91 ) 


. 


. . 


. 


2 


" 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


शाधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


= 


= 


. 10] 
No. 10) 


नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 23, 1991/ चैन 2, 1913 
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 23, 1991/ CHAITRA 2, 1913 


- - - - - - -- -- - - - - -- - - - - 
पस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


भाग II MT 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II -- Section 3 - Sub-section ( i ) 


- - -- - - -- -- - - - -- - - - - - - ---- - - - - - - - - - - -- - - -- - --- --- - - - - -- 
( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आव और मसिनाएं 
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than Administrations of Union 

Territories ) 


भारत निर्वाचन अायोग 

प्रादेश 
नई दिल्ली , 7 मार्च, 1991 


प्रा . अ . 48 : - -निर्वाचन प्रयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की मारणी के स्तम्भ ( 2 ) में यथा विनिविष्ट 

उप निर्वाचन 1988 के लिए जो स्तम्भ ( 3 ) में विनिदिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हना है , स्तम्भ ( 4 ) में उसके 
सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा उक्त 
मारी के सम्भ ( 5 ) में यथा उपदशित हप में अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ; 


और उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है या उसके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर , यदि कोई हो , विचार करने के पश्चात् निर्वाचन प्रायोग का यह समाधान हो गया 
है कि उसके पाम उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारा या न्यायौचित्य नहीं है । 

अतः अब , निर्वाचन अायोग उक्त अधिनियम की धारा 10 -क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट 
शक्ति को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के 
लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित करता है । 


( 76GI/ 91 - 1 


(175) 


176 . . ... THE. GAZFTIE OF INDIA : MARCH 23, 1991 / CHAITRA 2, 1913 


PART II - -- SEC . 3( iii )] 


पाणी 


- - - 


- - 


- - - 


- - -- - 


- - 


- 


- 


- - 


निहहना का कारण 


क्रम सं . निर्वाचन की विशिष्टियां निर्वाचन क्षेत्र की . मं . निर्वाचन लाने वाले अभ्यर्थी का 

वनाम 

नाम व पता 
- - - - - - - - - - - ..- . 

- - 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


__ -- - 


.. . 


. -- - - 


5 


56-इलाहाबाद 


1. जूम 1988 में संसदीय 

निर्वाचन क्षेत्र हेतु उप 
निर्वाचन 


- - - - - - - - - - - -- ---- 
थी शर्मा रामप्रमाद , 22क योगेश्वरी निर्वाचन व्ययों का कोई 
बाड़ी, के . जी . मार्ग , दादर, बम्बई भी लेखा दाखिल नही किया 


[सं , उ. प्र . लो . स . 56/ 88-( उप )] 


आदेश से 


बलवन्त सिंह, सचिव 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legis 
lative Council of a State for a period of 3 years from the 
date of this Order. 


New Delbi, the 7th Marclı , 1991 


ORDER 


TABLE 


- 


- 


- - -- - 


Sl, Particulars 
No. of election 


S ]. No . & Name & 
nanc of address of 
constituency the candidato 


Reason of 
disquali 
fication 


O . N. 48. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that each of contesting candidate specified in column (4 ) of 
tho Table below at the Bye- election to the Lok Sabha, 1988 
as specified in column ( 2 ) held from the constituency specified 
in column ( 3 ) against his name has failed to lodge the account 
of his election expenses as shown in column ( 3 ) of the said 
Tahle , as required by the Representation of the People Act, 
1951 and the Rules made thereunder ; 


56 
Allahabad 


1 . Bye -clection 

10 Lok Sabha 
held in 
June 1988 


Sh , Sharma Failed to 
Ram Prasad , lodge any 
22A , Yogesh - a /c of clec 
___ wari Wari, tion expenses 
K . G . Mary , 
Dadar, 
Bombay. 


And , whereas, the said condidate has either not furnished 
any reason or explanation for the said failure even after the 
due notice of the Election Commission or after considering 
tho representation made by him if any, is satisfied that he 
has no good reason or justification for the said failure ; 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act the Election Commission hereby declares the porson 
specified in column (4 ) of the Table below to be disqualified 
for being chosen as, and for being a member of either House 


[ No . UP- HP / 56 / 88 ( Bye )] 

By Order , 
BALWANT SINGH , Secy. 


आदेश 
नई दिल्ली , 7 फरवरी, 1991 


मा . अ . 49: - -निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट 
विधान सभा के निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ ( 3 ) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन - क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ ( 4 ) में उसके सामने विनिर्दिष्ट 
निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी 
के स्तम्भ ( 5 ) में यथा दशिन अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा अपेक्षित रीति मे या लेखा बिल्कुम्न दाखिल करने में असफल रहा 


और उक्त अभ्यर्थियों ने मम्यक सूचना दिए जाने पर भी उपस असफ लता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर , यदि कोई हो , विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान 
हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 


177 


[ भाग II -- बड 3 ( iii) ] 

भारत का राजपत्र : : मार्च , 1991/ चैन 2, 1913 
- - - - -- - - . - --- - - -- . - - - - - - -- - -- - : - -- - - - - - - - - - --- --- - - - :- . --: - ... - : . -- - - - - - - 

- -- - - - -- - - -- - - - - ---- - --- - - - - - - - - - 
प्रतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट 
व्यक्तियों को संसद के किसी भी मदन के या किसी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिपद् के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए प्रादेश को तारीख में तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 


मारणी 


क्र . सं . निर्वाचन का विवरण 


निरर्हता का कारण 


निर्वाचन क्षेत्र की ऋ . स . निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का 
और नाम 

नाम और पता 


- 


- 


- 


- 


- 


12 


1. तमिलनाडु विधान सभा 53-मेलमलायानुर श्री आर . एलुमलाई सुपुत्र श्री लेखा बिल्कुल दाखिल नहीं 
के लिए साधारण निर्वाचन , 

रामासामी कुन्दुर नं , 7, प्रथा- किया । 
1989 

माराथीपुरम उत्तर उस्मान रोड़, 

टी . नगर, मद्रास-17 
2. -- यही -- 53-मेलमलायानुर श्री एम . ए . फूथन सुपुत्र श्री लेखा बिल्कुल दाखिल नहीं 

अभिमनन , देवादनम - पटाई और किया । 
पोस्ट गिन्नी तालुक 

दक्षिण पाकोट जिला (त . नाडु ) 
3. ----यहीं --- 55-टिडिवनाम 

श्री पी . धर्मलिंगम सुपुत्र पिकशायथी 

54, बैल्लाला स्ट्रीट रेत्तानाय , 
टिन्डिवानम तालुक, दक्षिण प्राटि 

जिला ( तमिलनाडु ) 
4. ----वही - - -- -- वही - - 

श्री एम . देवराजन सुपुत्र गारीमुथु, -- वही -- 
एम . जी . प्रार . स्ट्रीट , पिजांगल 

2, टिन्डिवनाम ( तमिलनाडु ) 
5. -~-वही - - - - यहीं - - 

श्री बवान्यावाचालु रेड्डियार सुपुत्र ---वहीं - - 
थम्बुमुल्ला , 31 रेड्डियार स्ट्रीट 
गेन्नानाय, टिन्डिवनाम , नालुक 

( नमिलनाडु ) 
6. - - वहीं 

श्री एम . मोहन, मुपुत्र मीनाक्षी -- बही - -- 
___ मुन्दरम , 2- 11, मैरियाम्मन कोइल 
स्ट्रीट, पालंगगुडी पोस्ट, कुम्वा 
___ कोनम प्रार . एम . एम . 

( तमिलनाडु ) 
7. ----वही - - 

-- वहीं - - 

श्री मंगन सुपुत्र पोन्नान पन्नेरकुनम लेखा विधि धारा अपेक्षित 
गांव , मोलासुर पोस्ट , टिन्छीवनाम गति से दाखिल नहीं किया । 

तालुक ( तमिलनाडु ) 
8. ---बही - - 57-कांडामंगलम ( अ . जा . ) श्री एम . पी . नारायणसामी सुपुत्र लेखा बिल्कुल दाखिल नहीं 

पाक्झिरीनाथन , मारियमन कोइल किया । 
स्ट्रीट , कन्डामंगलम पोस्ट , विल्लु 

पुरम तालुक , ( तमिलनाडु ) 
9. तमिलनाडु विधान सभा के 57- कांडामंगलम ( अ . जा . ) श्री टी . रंगांनाथन सुपुत्र थिरुवेगा - लेखा बिल्कुल दाखिल नहीं 
लिए साधारण निर्वाचन , 

दम , वी . अग्रम कलोनी , बी . किया । 
1989 

अग्रम पोस्ट बिल्ल पुरम तालक 
( तमिलनाइ ) 


-- - - - - - - - - - - 


- - - 


- - - - 


- - - - - - - - 


- - - -- - - - - - - - - 


- -- 


178 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 23 , 1991 / CHAITRA 2 , 1913 


SPART JI _ SEC. 3611) 


3 


58-बिल्लुपुरम 


10. तमिलनाडु विधानसभा 

के लिए साधारण निर्वाचन 

1989 
11 . — वहीं 


148-डिन्डिगुल 


12. ~~~ वही 


- यही -- 


13. -- वही 


- वही 


149 - अयूर 


15. - -यही -- 


150-वेदासून्दूर 


श्री एस . अब्बास अली, नं . लेखा बिल्कुल वाखिल नहीं 
___ 2/166 कामराज स्ट्रीट वालुथा- किया । 

रेड्डी , बिल्लुपुरम ( तमिलनाडु ) 
श्री पी . मुब्बैया, सुपुत्र सी . बालु ___ - - वहीं -- 
पोन्नाग्राम रेड्डीयापट्टी पोस्ट, 
डिन्डिगुल तालुक डिन्डिगुल जिला 

( तमिलनाडु ) 
श्री के सुग्रामण्यन सुपुत्र वी . एच . - -वही - - 

कृष्णा अय्यर , 35, चतराम स्ट्रीट 
डिन्डिगुल ( तमिलनाडु ) 
श्री एम . विष्णु भारती, मुपुत्र -- वही - - 
मुथुरथिना भारती , प्लोट नं . 7 , 
एल . जी . बी . कम्पाउंड मिंगल्स 

रोड, डिन्डिगुल ( तमिलनाडु ) 
श्री के . प्रार. वी . कस्तूरी रंगास्वामी ---- वहीं - - 

मुपुत्र श्री के . आर . विवेकानन्दन 
रड्डीयारचतराम , अन्ना जिला 

( तमिलनाडु ) 
श्री एम . थंगराज सुपुत्र बी . मायदी - -वही -- 

थेवर , टी . पाप्नाइपट्टी , पो . पा . 
( वाया ) कन्नीवाडी, डिन्डिगुल । 

तालुक ( तमिलनाडु ) 
श्री मारीकन्नु दुराई , सुपुत्र दुराईराज - - वही ---- 

मनिअम , 21 - डी . राजगोपाल 
पुरम , पदासन्दूर तालुक , 

( तमिलनाडु ) 
श्री एम . अप्पा नायफर एम . , लेखा विधि द्वारा अपेक्षित 
मुपुत्र मुथा नायकर कूट्टाक्करन - रीति से दाखिल नहीं किया । 
पट्टी , पलियम गांव , वेदासन्दूर 
नालुक ( तमिलनाडु ) 
श्री ए . के . हैदर अली, मुपुत्र अब्दुल - लेखा बिल्कुल दाखिल नहीं 
करीम , नं . 34/ 8/ एफ . अचु- किया । 
काट्ट स्ट्रीट , तिरुपट्टर ( तमिलनाडु ) 
श्री जोन डी निट्ट एम . 12, पारकर -- वहीं - - 
स्ट्रीट, नागरकोइल ( तमिलनाडु ) 
[सं . 76/त . ना . वि . स . 89( 1 - 19 )] 

आदेश से , 
के . पी . जी . कुद्री , सचिव 


16. --वहीं 


150-वेदासून्दूर 


17. - -बही 


- वही -- 


18. ----वही 


194-तिरुपट्टर 


19. - - वही - - 


229-नागरकोइल 


ORDER 
New Delhi, the 7th February , 1991 


And , whercas, the said candidates have either not furnished 
any season of explanation for the said failure even after due 
notice or the Election Commission , after considering the 
Tepresentat.cns made by them, if any , is satisfied that they 
have no good reason or justification for the said failuro ; 


O . N . 49 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that each of the contesting candidates specified in column (4 ) 
of the Table below at the election to the Legislative Assembly 
specified in column ( 2 ) and held from the constituency spe 
cified in column ( 3 ) against his name has failed to lodgc an 
Account of his clection expenses in the manner or has not 
lodged the account at all as shown in column ( 5 ) of the 
said Table as required by the Representation of the People 
Act, 1951 and the Rules made thereunder ; 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the sald 
Act. the Flection Commission hereby declares the persons 
necificd in column ( 4 ) of the Table to be disqualified for 
he ng chosen as and for being. a member of eithor. House of 
the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a State for a period of 3 years from the dato 
of this Order, 


[# Ta II.- - * 


3 (iii ) ] 


WITH FT AT : 

A 


J , 1991/ 4a 2, 1913 
- - - - - - 

= 


179 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


. - 


- - 


- . 


- . - 


. 


Name of contesting 
candidate 


Reason for disquali 
fication . 


- 


- - - 


SI. Particulars of election Sl. No . and Name of 
No. 

onstituency 
(1) - (2) 

(3 ) 
1 . General Election to 53 -Melmalayanur 

Tamil Nadu Legisla 
tive Assembly , 1989 


2 . 


-do 


-do 


1. 


3 . 


- do 


55 -- Tindivanam 


-do 


S / Shri 

Account not lodged at 
R . Elumalai 

all 
S /o Ramasamy Kounder, 
No . 7, Parthasarathy 
puram , 
North Usman Road , 
T . Nagar, 
Madras - 17. 
M . A . Koothan , 

S /o Abimanan , 
Devadanampettai & 
Post, Gingee Taluk , 
South Arcot Distt. 

( T . N .) 
P . Dharmalingam , 

S /o Pickshapathy , 
54 , Vellalla Street, 
Rettanai, 
Tidivanam Taluk , 
South Arcot Distt. 

( T. N .) 
M . Devarajan , 

S / o Marimuthu , 
M .G . R . Street, 
Gidangal- 2 , 
Tindivanam , 

( Tamil Nadu ). 
Bakthavachalu Reddiar, 

S ./o Thambumulla , 
31, Reddiar Street, 
Rettanai, 
Tindivanam Taluk 
(TN.) 
M . Mohan , 

S / o Meenakshisundaram , 
2 - 111 , Mariamman 
Koil Street, 
Alangudi Post, 
Kumbakonam R . M . S . 

( T . N .) 
Mangan , S /o Ponnan , Account not lodged in 

Thennerkunam village , the manner required by 
Molasur Post, 

law . 
Tindivanam Taluk 
( Tamil Nadu ) 


- 


5 . 


do 


do 


6 . 


- do 


-do 


7. 


-do 


- do 


57-Kandamangalam 

(SC ) 


M .P . Narayanasamy, Account not lodged at 

S /o Pakkirinathan , all . 
Mariamman Koil Street, 
Kandamangalam Post, 
Villupuram Taluk 
( Tamil Nadu ). 


[ PART II :- Sec . 3 (iii)] 


180 
(1) 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCHI 23 , 1991, CHAITRA 2 , 1913 
(2) 

(3) 

(4 ) 


= 


H 


T 


. 


- - - - - 


- 


- 


= - = 


- = 


(6 ) 


. 


9. General Eelection to 57 - Kandamangalam 

Tamil Nadu Legisla - (SC ) 
tive Assembly , 1989 . 


S / Shri 

Account not lodged at all . 
T . Ranganathan , 
S /o Thiruvengadam , 
V . Agaram Colony, 
V . Agaram Post, 
Villupuram Taluk 

( T . N .) 
$ . Abbas Ali, 

-do 
No.2 / 166 , Kamraj Street 
Valudhareddi, 
Villupuram 
(Tamil Nadu ) 


10 . 


-do 


58 - Villupuram 


11. 


-do 


148 --Dindigul 


- do 


P . Subbiah , 

S / o C . Balu , 
Poonnagaram , 
Reddiapatti Post, 
Dindigul Taluk , 
Dindigul Dist. 
( T . N .) 
K . Subramanian , 
S /o V . H . Krishna Iyyar , 
35 , Chatram Street, 
Dindigul (T .N .) 


- 12 . 


-do 


- do 


-do 


- do 


-do 


M . Vishnu Bharati , 
Son of Muthurathiana 
Bharathi, Plot No . 7 , 
L .G . B . Compound , 
Mingles , Road , 
Dindigul ( T. N .) 


149 - Athoor 


-do 


K . R . V . Kasthuri 
Rengaswamy, 
S /o K . R . Vivekanandan 
Raddiyarchatram , 
Anna District ( T . N .) 
M . Thangaraj, 
S /o of B . Mayandi 
Thevar, T . Pannaipatty 
P . O . (via ) Kannivadi, 
Dindigul Taluk ( T .N .) 


150 - Vodagandur 


-do 


-do 


-do 


Marikannu Durai, 

- do 
Son of DurajrajManiam 
21- D , Rajagopaluram , 
Vedasandur P . O . 
Vedansandur Taluk 
( T. N .) 
M , Appa .Nayackar, M . Account not lodged in 

Son of Mutha 7 manner required by 
Nayackar, 

% ! law , 
Koottakkaranpatty, 
Palayam Village , 
Vedasandur Taluk 
( T . N . ) 


[ भाग II -- 


3 ( iii ) ] 


. . . 


. . . . . . . 


भारत का राजपच : माय ? .. , 1991/ चन्न , 1912 . 


181 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


( 4 ) 


- - - - - 


- - - -- .. - 


- . 


- - - 


-- -- 


- - - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - 


. - - . - - - 


- - - 


- 


- 


194 - Tirupathur 


18. General Election to 

Tamil Nadu Legisla 
tive Assembly , 1989 


Account not lodged 

all . 


at 


Shri A. K . Haither Ali , 

S /o Abdulkarcem , 
No. 34/ 8 / F., 
Achukattu Street , 

Tirupattur , ( T . N. ) 
Shri John De Britto M . 
12. Parker Street, 
Nagercoil, ( T . N. ) 


19. 


-do 


229 - Nagercoil 


- do 


- 


- - 


- 


- 


- 


. . --- -- ------ - -- -- - . ----- ...-. - . -...- -- --- 


- - - - - - 


- 


- - - - - - 


- -- 


- 


-- 


- 


- 


- - 


[ No . 76/ TN- LA/ 89 ( 1 - 19 )] 

By Order, 
K.P. G. KUTTY, Secy . 


आदेश 


नई दिल्ली , 7 मार्च, 1991 


आ . प्र . 50. - -निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट लोक सभा के 
साधारण निर्वाचन , 1989 और पश्चिम बंगाल विधान सभा के उप -निर्वाचन , 1989 के लिए जो स्तम्भ ( 3 ) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन 
क्षेत्र से छपा है स्तम्भ ( 4 ) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक 

ला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा 
तबीन बनाए गए नियमों द्वारा अपक्षित उक्त मारणी के स्तम्भ ( 5 ) में यथा शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा या अपना लेखा 
ममय के अन्तर्गत और / अथवा अपेक्षित रीति में दाखिल करने में असफल रहा है ; 


और उफ्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्न असफलता के लिए न तो कोई कारण और न स्पष्टीकरणही 
दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर , यदि कोई हो , विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो 
गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

प्रतः अब , निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में विनितिन 
व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किमी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सवस्य चने जाते 
और होने के लिए प्रादेश की तारीख मे तीन वर्ष की कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 


मारणी 


- - 


- 


निर्वाचन का विवरण 


निरर्हता का कारण 


निर्वाचन क्षेत्र की 
क्र . सं . और नाम 


निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी 
का नाम और पता 


स . 


3 


5 


1. पश्चिम बंगाल से लोक सभा 17 -- डायमंड हारबर 

के लिए साधारण निर्वाचन 


निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 
दाखिल करने में असफल । 


2. - वही 


17 - डायमंड हारबर 


- - वही -- 


मो . इब्राहीम खान 
2 एल , तिलजला लेन, 
कलकत्ता -19 
श्री खान अजीजुल इस्लाम 
गांव ईयरपुर, डाकघर चाखदूरिया , 
साउथ 24 परगना , 
पं . बंगाल । 
श्री सेवजीराम , 
कार्ल मार्क्स सारनी 
प्रिमिसस नं., बी . एस . 

आफिस कमग नं . 2, 
कलकत्ता - 43 


3. - - यही - - 


18 - - जादवपुर 


- - पही - - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


182 . 


THE GAZETTE OF INDIA - MARCH 23. 1991/ CHAITRA 2 , 1913 


[ PART II - SEC . 3 (iii) ] 


3 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


- - .. . . 
4. पश्चिम बंगाल विधान सभा 21 ----कलकत्ता 

के लिए उप -निर्वाचन , उत्तर पश्चिम 


. .. - 
श्री मो . यासीन मलिक 
10 / 1 बी , काबीतीया मारनी , 
कलकत्ता - 23 


निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 
दाखिल करने में असफल 


5. -- वहीं 


37 -- - दुर्गापुर 
( अ . जा . ) 


- - वही - - 


6. 


- - वही - - 


121 -- मगरहाट पूर्व 

( अ . जा . ) 


- - यही - - 


श्री निखिल कुमार मंडल , 
तामला बिज, जी . टी . रोड , 
पो . प्रा . दुर्गापुर- 2 थाना दुर्गापुर, 
जिला बर्दवान । 
श्री शैलेन्द्र नाथ मंडल , 
गांव दिहिकलश, पो . आ . कलश , 
थाना मगराहट , 
जिला साउथ 24 परगना । 
श्री रतन कुमार दास 
गांव माधवपुर , 
पो . पा . पूर्वी माधवपुर, 
जिला मिदनापुर । 


7. - वही 


212 - रामनगर 


- - वही - - 


4 


- 


- 


[ सं . 76 प . बं . 90 ] 

आदेश से , 
बाबू राम, अवर सचिव 


And , whereas, the said candidate has either not furnished 
any reason or explanation for the said failure even after doo 
notice or the Election Commission , after considering the 
representations made by them , if any is gatisfied that they 
have no good reason or justification for the said failure ; 


ORDER 
New Delhi , the 7th March , 1991 
O . N . 50 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that cach of thc contesting candidates specified in column 
( 4 ) of the Table below at tho General Election to the House 
of the People , 1989 and Bye -election to West Bengal Legis 
lative Assembly . 1989 as specified in column ( 2 ) and held 
from the constituency specified in column ( 3 ) against his name 
has failed to lodge an account of his election expenses or 
failed to lodge the account within the time and / or in the 
manner , as shown in column ( 5 ) of the said Table as required 
by the Representation of the People Act , 1951 and the Rules 
made thereunder ; 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the persons 
specified in column ( 4 ) of the Table below to be disqualified 
for being chosen as, and for being a member of either House 
of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legisla 
tive Council of a State /Union Territory for a period of three 
jours from the date of this Order . 


TABLE 
Sl. Particulars of Election Sl. No. & Name of Name & address of the Reasons for disqualifica 
No . Constituency candidate 

tion 

---- - - - - - - ---- 
3 

5 
1 . General Election to 17 -Diamond Harbour Md. Ibrahim Khan Failed to lodge his 

West Bengal House of Parliamentary Consti- 2L , Tiljala Lane , account of election ex 
the People , 1989 tuency 

Calcutta - 19 

penses. 
2. - do 

- do Shri Khan Azizul Islam , 

- do 
Vill - Yearpur, 
P . O . Chakhaturia , 
South 24- Parganas , 

West Bengal. 
3. - do 

18 -Jadavpur Parliament- Shri Sewjee Ram , 
tary Constituency , Karl Marx Sarani 

Premises No. B. S. Office , 
Room No. 2, 
Calcutta - 43. 


- do 


-- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


[ भाग II - खंड 3 ( iii) ] 


भारत का रामपक्ष : मार्च 23, 1991 / अन्न ", 1913 


183 


Failed to lodge his 
accounts of Election 
expenses 


- do 


4. General Election to 21 - Calcutta North - West Sh. Md . Yasin Mullick, 

West Bengal House Parliainentary Cons 10/1B, Kabitirtha 
of People , 1989 tituency 

Sarani . 

Calcutta- 23. 
5. - do 

37 -Durgapur ( SC ) Shri Nikhil Kumar 

Parliamentary Con Mondal, 
stituency . 

Tamla Bridge. 
G . T . Road , 
P . O . Durgapur- 3 , 
P . S. Durgapur. 

Distt . Burdwan. 
6 . Bye - election to West 121-Magrahat East( SC ) Shri Sailendra Nath 

Bengal Legislative Assembly Consti Vill. Dihikalash, 
Assembly , 1989 . tuency . 

P. O . Kalash, 
P. S. Magrahat, 
Distt. South 

24- Parganas. 
7. - do 

212 - Ramnagar Assembly Shri Ratan Kumar Das, 
Constituency . 

Vill. Madhabpur, 
P . O . Purba Madhabpur 
Distt. Midnapore. 


- do 


- do 


[ No. 76/ WB/ 90] 

By Order, 
BABU RAM , Under Secy . 


नई दिल्ली , 7 मार्च, 1991 

आदेश 


प्रा . अ . 51. - -निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट हरियाणा राज्य 
लोक सभा के साधारण निर्वाचन के लिए स्तम्भ ( 3 ) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ ( 4 ) में उसके सामने विनिर्दिष्ट 
निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी 
के सतम्भ ( 5 ) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के अन्तर्गत और अथवा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल 
रहा है । 

और उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो , विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान 
हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम , की धारा 302 के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट 
व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य संघ राज्य - क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने 
और होने के लिए प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

सारणी 
सं . निर्वाचन का विवरण संसदीय विधानसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का निर्हता का कारण 

निर्वाचन- क्षेत्र की नाम व पता 

क्र . सं . और नाम 
2 

3 
1. हरियाणा राज्य लोक सभा - कुरुक्षेत्र संसदीय श्री कर्मचन्द , 

लेखा बिलकुल दाखिल नहीं किया । 
के लिए निर्वाचन 1989 निर्वाचन क्षेत्र ग्राम व पो . गुहला 

जिला कैथल , 

हरियाणा 
676 GI / 91 -- 2. 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


S 


- 


- 


- 


- 


184 THE GAZETTE OF INDIA · MARCH 23 , 1991 /CHAITRA 2, 1913 [PART ]I — Sec . 3 (iii )] 
= = R SS - 

- - -- - - - - 

- 
1 2 

5 
SSSSS T - = - = - = - = 
2 . हरियाणा राज्य लोक 2 -कुरक्षेत्र संसदीय श्री गुरुदेव सिंह 

लेखा बिलकुल दाखिल नहीं किया । 
सभा के लिए निर्वाचन निर्वाचन क्षेत्र 

f , TTA TATT, 
1989 

GT . 46196 , FOTETT 9687a , 
हरियाणा 


3. 


* 


3 -करनाल संसदीय 
निर्वाचन क्षेत्र 


श्री सुरेन्द्र कुमार, 
न्यू रामनगर , 

< T , ETS . 27, 
हरियाणा 


-- - - 


- 


[ T. 76efc . . . 90] 

आदेश से, 
घनश्याम खोहर , अवर सचिव 


And , whereas, the said candidates have either not furnished 
and reason or explanation for the said failure over after 
Huo notice or the Election Commission , after considering 
the representation made by them , if any, 18 satisfied that 
they have no good reason or justification for the said failure ; 


ORDER 
New Delhi, the 7th March , 1991 
O .N . 51. Whereas the Election Commission is statisfied 
that each of the contesting candidates specified in colunin 
( 4 ) of the Table below at the election to the Haryana Par 
llamentary Constituency as specified in column ( 2 ) and held 
Irom the constituency specified in column (3 ) against his 
pame hag failed to lodge an account of his election expenses 
or failed to lodge the account within the time and for in the 
manner, as shown in Column (5 ) of the said Tablo as required 
by the Represenatico of the People Act, 1951 , and the Rules 
mado thereunder ; 


(4) of 


Now , therefore , in pursuance of section 101 of the said 
Act, the Election Commission hereby declares tho persong 
spocified in Column ( 4 ) of the Tablo below to be disqualified 
for being chosen as, and for being a member of either Houso 
of Parliamont or of the Legislative Assembly or Legislativo 
Council of a Statel Union Territory for a period of 3 years 
from the date of this Order , 


being, 


member of of Legislation 


Agsen 
boerto 


- 


- 


- - 


- 


Reason of disqualification 


S.No, and Name of 

Constituency 


Name & address of 

the candidate 


Sl. Particulars of election 

No. 
- - - - 
1 

2 


- - 


- 


1 . Election to the House 2-Kuruhshetra P . C . 

of the People , 
Haryana , 1989 


2. 


-do 


- do 


- - - 
Sh . Kram Chand , Account not lodged at all 
Vill & P . O . Guhla 
Distt . Kaithal. 
Haryana . 
Sh . Gurdev Singh Saini, 

-do 
Vill . Ratgal P . O . Palwal 
Distt . Kurukshetra , 

Haryana . 
Sh . Surinder Kumar, 

- do 
New Ram Nagar , 
Karnal, 
Ward No. 27 , 
Haryana . 

[No . 76 /HN -HP/ 90 ] 

By Order , 
GHANSHYAM KHOHAR , Under Secy . 


3. 


do 


3 - Karnal P . C . 


[ भाग [[ -- खंड 2 (iii ) ] 


भारत का राजपन्न : मार्च 


, 1991/ 4 


: , 1913 


185 


- 


- - - - 


- 


आदेश 

नई दिल्ली , 7 मार्च, 1991 
आ . अ . 52- --निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में यथा विनिविष्ट विधान 
सभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ ( 3 ) में विनिविष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हाना है, स्तम्भ ( 4 ) में उसके सामने विनिविष्ट 
निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तबीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित 
उक्त सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में यथा दर्शिन अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ; 


और , उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त अफसलता के लिए न तो कोई कारण , न स्पष्टीकरण 
ही दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर , यदि कोई हो , विचार करने के पश्चात निर्वाचन आयोग का यह समाधान 
हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 


अतः, अब ,निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10 - क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 4 ) 
में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को विधान ममा अथवा विधान परिषद् 
के सदस्य चुने जाने और होने के लिए प्रादेश को तारीख से तीन वर्ग की कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 


मारणी 


निरर्हता का कारण 


क्र . सं . निर्वाचन का विवरण विधान सभा निर्वाचन -क्षेत्र निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का 

__ कीक . सं . और नाम नाम और पता 


- - 


- - - - - - 


- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- 


- - -- - - - - - - - - - - - 


3 


- - - - - - - - - - - - - - 


- - - 


37. गुजरात विधान सभा के 45 - अमरेली 
लिए साधारणनिर्वाचन,1990 


श्री इब्राहिम भाई कलवा , बहारपारा निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 
काठीवाडा, अमरेली , गुजरात । दाखिल करने में असफल रहे । 


38. 


- वहीं - - 


- - वही --- 


-- - वहीं - -- 


श्री खुमान दानजी भाई तेजाभाई, 
गांव धोलारवा पो . अमरपुरा, 
तालुक अमरेली, गुजरात । 


39. 


- वही-~ 


176 - चिखली 
( अ . ज . जा . ) 


-- - वही ~- 


श्री अरविन्द भाई छगन भाई पटेल 
रनकुवा, तालुक चिखली, गुजरात । 


40. 


वहीं - - 


178 - बुलसर 


-- - बही -~ 


श्री पटेल रनछोड भाई दया भाई , 
जुनावालसद रोड, स्थान पोस्ट 
तालुक चिखली, जिला वलसाड , 
गुजरात । 


[म . 76/गुज ./ 90( 37-- 10) वि . स. ] 

आदेश से, 
एस . के . पांडे, अवर सचिव 


ORDER 
New Delhi , the 7th March , 1991 
O . N . 52. Whereas the Election Commission is satisfied 
that each of the contesting candidates specified in column 
( 4 ) of the Table below at the General Election to the Legis 
lativo Assembly as specifled in column ( 2 ) and held froni 
the constituency specified in column ( 3 ) against his name 
huy failed to lodge any account of his election expenses as 
shown in column ( 5 ) of the said Table as required by the 
Representation of the People Act, 1951 and the Rules made 
thereunder ; 

And , whereas, the said candidate has either not furnished 
676 GI / 91 - 3 


any reason or explupution for the said failure oven aſtor duo 
notice or the Election Commission , after considering tho 
representation made by him if any, is satisfied that he has 
no good reason or justification for the said failure ; 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the person spo 
cificd in colunin (4 ) of the Table below to be disqualified 
for being chosen as, and for being a member of either Houto 
of tbe Parliament or of the Legislative Assembly or Lcgisla 
tive Council of # State /Union Territory for a period of 3 
years from the date of this Order . 


186 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 23 , 1991 / CHAITRA 2, 1913 


[ PART II --- SEC . 3( iii )] 


- 


- - 


- - 


- - - 


- -- - - - 


- - - - 


- 


- 


- - - - - - - - - - - 


- - 


.. . - 


- - - - - - 


- - 


- 


- 


TABLE 


- 


- 


- . - 


- 


SI. Particulars of Election S . No . & Name of the Name & Address of the Reason for disqualifica 
No. 

Assembly Constituency Contesting candidates tion 


3 


45- Amreli 


37. General Election to 

the Legislative 
Assembly, 1990 

Gujarat State . 
38. - do 


Failed to lodge any ac 
count of election cx 
penses. 


- do 


- do 


Sh. Ibrahimbhai Kalva, 

Baharpara, 
Khatkiwad , Amreli. 

Gujarat. 
Sh . Khuman Danjibhai 
Tejabhai. 
Vill .- Dholarva, 
Post. Aimarapur , 
Ta ]. Amreli , 
Gujarat. 
Sh , Arvindbhai 

Chhaganbhai Patel, 
Tanhuva, Ta. Chikhli. 

Gujarat. 
Sh . Patel Ranchhodbhai 

Dahyabhai, 
Juna Valsad Road , 
At Post Ta. Chikhli . 
Distt. Valsad , 
Gujarat. 


37 . 


- do 


176- Chikhli ( ST ) 


-do 


40. 


- do 


178 -Bulsar 


- do 


[ No . 76/ GJ/ 90 ( 37 - 40 )( LA 

____ By Order , 
S. K . PANDEY , Under Secy . 


आदेश 


नई दिल्ली , 7 मार्च, 1991 


या . अ . 53 --निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 53- चंगलंग उतर ( अ . ज . जा . ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 

के साधारण निर्वाचन के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री कापसम , चंगलंग कस्वा, 
पो . ना . चंगलंग , जिला चंगलंग, अरुणाचल प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 और उसके अधीन बनाए गए 
मियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेना दाखिल करने में असफल रहें ; 


और, श्री कापसम ने , सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पाम उक्स असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण 
या न्यायोचित्य नहीं है : 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में , निर्वाचन आयोग श्री कापसम को संसद के किसी भी सदन के 
या किसी विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष 
की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 


[सं . 76/ अरुणा / 91 ] 


___ 


_ 


187 


[ भाग 11 - - खंड 3 (iii ) ] 

भारत का राजपत्र : मार्च 23, 1991/ चैत्र 23 1913 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ORDERS 

the Election Commission is satisfied that he has no good 
New Delhi , the 7th March, 1991 

reason or justification for the said failure ; 
O . N . 53 . --- Whereas the Election Commission is satisfied 
that. Shri Kapsam, Changlang town, P . O . Changlang , District 
Changlang , Arunachal Pradesh , a contesting candidate for the 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 

Act, the Election Commission hereby declares Shri Kapgam 
general eloction to Arunnchal Pradesh Legislative Assembly 
from 53 - Changlang North ( ST ), Assembly Constituency has 

to be disqualified for being chosen as , and for being , a 
failed to lodge an account of his election expenses as required 

member of either House of the Parliament or of the Legis 

lative Assembly , or Legislative Council of a State for a period 
by the Representation of the People Act , 1951 and the 
Rules made thereunder : 

of 3 years from the date of this Order . 
And , whereas, Shri Kapram has not furnished any reason 

INo. 76/ ARUN/ 91 ] 
or explanation for the said failure even after due notice and 


श्रा . अ . -- - 54 -निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 46 -संकुल ( अ . ज . जा . ) विधान सभा निर्वाचन- क्षेत्र से 
मणिपुर विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री रामथिग , नगरूमफूग, बी . पी . ओ . येगंग 
पोकपी, सेनापति जिला ( मणिपर ) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और , श्री रामथिग ने , सम्यक सुचना दिए जाने पर भी उक्त अराफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त प्रसफलता के लिए कोई पयप्ति कारण या 
न्यायोचित्य नहीं है ; 

अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग श्री रामथिग को संसद के किसी भी 
सदन के या किसी विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए प्रादेश की तारीख से तीन 
वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[सं . 76/ मणि / 91 ] 

आदेश से , 
एस . डी . प्रशाद, सचिव 


O . N . 54. - Whercas the Election Commission is satisfied 
that Shri Ramthing, Ngarumphung , B. P. O . Yaingangpokpi , 
Senapati, Distt. Manipur, a contesting candidate for the gene 
Tal election to Manipur Lcgislative Assembly from 46 -Suikul 
(ST) , assembly constituency has failed to lodge an account 
of his clection expenses as required by the Representation 
of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder ; 


प्रयोग करते हुए , भारत निर्वाचन अायोग, जम्मू -काशमार सरकार के परामर्ण 
मे श्री सी . बो . बडगूजर, पाई . ए . एम के स्थान पर श्री एच . 
एल . कादलबाजू, पाई . ए . एम ., प्रायुक्त एवं मचिष, उद्योग एवं 
वाणिज्य , जम्मू कश्मीर सरकार को उनके कार्य भार सम्भालने की तारीख 
से अगले आदेशों तक जम्मू -कश्मीर राज्य के मस्य निर्वाचन अधिकारी के 
रूप में एनद्वारा नामनिर्देशित करता है । 

[सं . 154/जम्मू कश्मीर/ 91] 

आदेश में , 
के . पी . जी . कुट्टी, सचिव 


And , whercas, Shri Kamthing has not furnished any reason 
or cxplanation for the said failure even aftre due notice and 
the Election Commission is satisfled that he has no good 
reason or justification for the said failure ; 


New Delhi, the 8th March , 1991 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares Shri Ramthing 
to be disqualified for being choseji as, and for being , a 
member of either House of the Parliament or of the Legis 
lative Assenibly , or Legislative Council of a State fura 
period of 3 years from the date of this Order . 


[ No. 76 / MR/ 911 

By Order , 
S. D . PERSHAD , Secy . 


O . N . 55 . In cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of the section 13A of the Representation of the 
People Act , 1950 (43 of 1950 ), the Election Commission of 
India , in consultation with the Government of Jammu and 
Kashmir hereby nominates Shri H . L . Kadalbaju , IAS, Com 
missioner and Secretary Industries and Commerce , Govern 
ment of Jammu and Kashmir, as the Chief Electoral Officer 
for the State of Jammu and Kashmir with effect from tho 
date he takes over charge and until further ordery vice Shii 
C . B . Budgujar. 


नई दिल्ली , 8 मार्च, 1991 


मा . प्र . 55 . - - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 ( 1950 
का 4 .3 ) को धारा [ क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत शक्तियों ना 


[ No. 154 /JK / 91 ] 

By Order, 
K. P . G . KUTTY , Secy. 


- 


- 


- 


-- -- 


- 


- 


- 


- 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 1991 


